पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 / 2010 -2012. " 


शामन 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30 - 5 - 2001 . ” 


UNO JHA 
मन्यात 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 234 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2010 - भाद्र 5 , शक 1932 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


.. 


रायपुर , दिनांक 26 अगस्त 2010 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ - 1 - 55 /18/ 2003 . - छ . ग . नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , नगर पंचायत भोपालपट्नम, जिला- बीजापुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के 
अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : - . 
1. भोपालपट्नम नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित 

करता है . 


2. . यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा . 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 


• 


( 1 ) 


( 2 ) 


. . 


Nimii 
wion 


शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड 
. .. जय बूढ़ादेव वार्ड 

सुभाषचंद्र बोस वार्ड 
स्व . बक्कैयाराज वार्ड 
शहीद बीरसा मुण्डा वार्ड 

मदीना वार्ड 
. . वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड 


. . 


__ 467 


- 


- 


- 


468 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अगस्त 2010 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


9 . . 


महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 
वासवी माता वार्ड 
डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड । । 
माँ बम्बलेश्वरी वार्ड 
शहीद भगत सिंह वार्ड .. . 
अटल वार्ड 
इंदिरा गांधी वार्ड 


15. 


भोपालपट्नम नगर पंचायत के वार्डों की चतुरसीमा का विवरण . 


. .. 


वार्ड क्रमांक - 01 शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड 


उत्तर . 


वासम चिन्नी की भूमि ख. नं . 1/ 9 से भोपालपटनम सरहद होते हुए तेलम रामचन्द्रम की भूमि ख . नं. 78 /1 तक . . 


पूर्व 


तेलम रामचन्द्रम की भूमि ख. नं. 78 / 1 से तेलम नागैया की भूमि ख . नं. 78/ 2 से होते हुए शासकीय निस्तारी तालाब । 
ख. नं . 93 तक . 


दक्षिण : 


. शासकीय निस्तारी तालाब ख . नं. 93 से होते हुए गोटे उर्मिला की मकान तक . 


पश्चिम : 


. गोटे उर्मिला की मकान से होते हुए वासम चिन्नी की भूमि ख . नं. 1/9 तक ... 


.. .. . 


वार्ड क्रमांक -02 जय बूढ़ादेव वार्ड 


उत्तर 


: 


शासकीय भूमि ख. नं. 4/1 से रालापल्ली सरहद होते हुए शासकीय भूमि ख. नं. 135 /1 तक. . .. . 


पूर्व 


. शासकीय भूमि 135 /1 से उत्तरी सीमा होते हुए कोरम तुलसाबाई की भूमि खसरा नंबर 54/ 2 तक . . 


. . दक्षिण : 


कोरम तुलसाबाई की भूमि खसरा नंबर 54/ 2 से होते हुए तालाब की वेस्टवेयर खसरा नंबर 411 तालाब पार तक . . 


पश्चिम : 


तालाब की वेस्टवेयर खसरा नंबर 411 तालाब पार से होते हुए शासकीय भूमि खसरा नंबर 4/ 1 रालापल्ली सरहद तक . 


वार्ड क्रमांक - 03 सुभाषचंद्र बोस वार्ड 


वार्ड 


उत्तर 


: - .. पूषम वटकैया के मकान से लेकर तुलसाबाई के भूमि तक . . . 


पूर्व : 


: . . तुलसाबाई की भूमि खसरा नंबर 54 /5 से लेकर वासम शंकर के मकान तक . 


दक्षिण : 


वासम शंकर के मकान से लेकर वासम राजेश्वरी की भूमि खसरा नंबर 440 तक . 


पश्चिम : 


वासम राजेश्वरी की भूमि खसरा नंबर 440 से लेकर पूषम वटकैया के मकान भूमि तक . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अगस्त 2010 


468 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक - 04 स्व . बक्कैया राज वार्ड 


उत्तर 


: 


के . पामभोई के मकान से लेकर शासकीय निस्तारी तालाब खसरा नंबर 93 तक . 


पूर्व 


: 


शासकीय निस्तारी तालाब खसरा नंबर 93 से लेकर आनंद की भूमि खसरा नंबर 393 तक . 


दक्षिण : 


आलम आनंद की भूमि खसरा नंबर 393 से लेकर लम्बाड़ी नारायण के मकान तक . 


पश्चिम : 


लम्बाडी नारायण के मकान से लेकर के . पामभोई के मकान तक . 


वार्ड क्रमांक - 05 शहीद बीरसामुण्डा वार्ड 


उत्तर 


: 


वासम चिन्नी की भूमि खसरा नंबर 1/9 से होते हुए जी . नारायण के मकान तक . 


पूर्व 


: 


जी . नारायण के मकान से होते हुए केतारप शांता की भूमि ख. नं. 132 तक . 


दक्षिण : 


केतारप शांता की भूमि ख. नं. 132 से होते हुए अड्डेल सुब्बैया की भूमि ख . नं . 5 तक. . 


पश्चिम : 


अड्डेल सुब्बैया की भूमि ख . नं. 5 से होते हुए शासकीय भूमि खसरा नंबर 1/9 की उत्तरी सीमा तक . . 


वार्ड क्रमांक - 06 मदीना वार्ड 


उत्तर 


: 


पी . सत्यनारायण के मकान से लेकर मस्जिद तक . 


पूर्व 


: 


मस्जिद से लेकर थानाभवन ख. नं . 294 तक . 


दक्षिण : 


थानाभवन ख. नं. 294 से लेकर शा. भूमि ख. नं. 167 तक . 


पश्चिम : 


शा . भूमि ख . नं . 167 से लेकर अड्डेल सुब्बैया की भूमि ख . नं . 5 तक . 


वार्ड क्रमांक -07 वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड 


उत्तर 


: 


केतोराम बघेल के निवास मकान से लेकर शेख कासिम के मकान तक. 


पूर्व 


: 


शेख कासिम के मकान से लेकर वासम राजेश्वरी की भूमि ख. नं. 440 तक . 


दक्षिण : 


वासम राजेश्वरी की भूमि ख. नं. 440 से लेकर कमल सिंह कोर्राम के मकान तक . 


पश्चिम : 


कमल सिंह कोर्राम के मकान से लेकर केतोराम बघेल के मकान तक . 


. 


वार्ड क्रमांक -08 महाराज प्रवीरचंद्र भंजदेव वार्ड 


उत्तर 


: 


अशोक घोष के मकान से हाईस्कूल मैदान की पूर्वी कोने तक . . 


पूर्व .. : 


हाईस्कूल मैदान की पूर्वी कोने से लेकर कोषा फार्म ख. नं . 450/ 1 तक . 


468 ( 2 ) 


.. .. छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अगस्त 2010 


दक्षिण : 


कोसा फार्म ख. नं . 450/1 से लेकर मदी समैया की भूमि ख. नं . 265 तक . 


पश्चिम : 


मदी समैया की भूमि ख. नं. 265 से लेकर के . सुब्बाराव के मकान तक . . 


वार्ड क्रमांक - 09 महात्मा गांधी वार्ड 


. 


उत्तर 


: 


कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान के पश्चिमी कोने व राजेश्वरी की भूमि ख. नं. 440 से लेकर बैरोजी सदानंदम के 
मकान तक . 


- पूर्व . 


बैरोजी सदानंदम के मकान से लेकर गोटाईगुड़ा/ भोपालपटनम सीमा ख. नं. 452 तक . 


दक्षिण : 


शासकीय भूमि ख. नं. 452 से लेकर कोसा फार्म ख . नं. 450/1 तक . 


पश्चिम : 


कोसा फार्म ख. नं. 450/1 से लेकर कन्या उ. मा. विद्यालय के पश्चिमी कोना तक . 


- 


वार्ड क्रमांक -10 वासवी माता वार्ड 


. उत्तर 


ख. नं. 167 शासकीय भूमि से लेकर जी . नागैया के मकान तक . 


पूर्व 


: 


जी. नागैया के मकान से लेकर अरगेल बैंकट के मकान तक. . 


. 


दक्षिण : 


अरगेल वैंकट के मकान व लालशाखान के मकान से होते हुए पामभोई विजय की भूमि ख . नं. 185 तक . . . 


· पश्चिम : 


पामभोई विजय की भूमि ख. नं. 185 से होते हुए शासकीय भूमि ख. नं. 167 तक. . 


... वार्ड क्रमांक - 11 डॉ . भीमराव अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर 


: 


शासकीय लेम्पस भवन से लेकर देवकीदमूर के मकान तकं . 


. . . पूर्व . : . . . देवकीदमूर के मकान से लेकर बी . मधुकर की भूमि ख. नं . 305 / 21 तक. 


दक्षिण : 


बी. मधुकर की भूमि ख. नं. 305 / 21 से लेकर रापर्ती नागैया के मकान तक . 


पश्चिम : .. . रापर्ती नागैया के मकान से लेकर शा . लेम्पस भवन तक . . 


. ... . . . वाई क्रमांक - 12 माँ बम्बलेश्वरी वार्ड 


उत्तर 


: 


आजाद खान के मकान से लेकर राजराम सोनी के मकान तक. .. . 


पूर्व 


राजराम सोनी के मकान से लेकर यालम रामचंद्रम के मकान तक. . 


- 


दक्षिण : 


: यालमं रामचंद्रम के मकान से लेकर के . सत्यनारायण की भूमि ख. नं. 324 तक. . . 


. पश्चिम : 


के. सत्यनारायण की भूमि ख. नं. 324 से लेकर आजाद खान के मकान तक. . . .... . 


. 


. . . 


त 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 अगस्त 2010 


468 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक - 13 शहीद भगत सिंह वार्ड 


. उत्तर 


: 


पामभोई विजय की भूमि ख . नं. 185 व पी. महादेव के मकान से होते हुए एडला श्रीनिवास के मकान तक . 


पूर्व 


: 


एडला श्रीनिवास के मकान से लेकर नक्का श्रीकृष्ण के मकान तक . 


दक्षिण : 


नक्का श्रीकृष्ण के मकान व मानेरत्नम के मकान होते हुए भूपेन्द्र पामभोई की भूमि ख . नं. 187 /2 तक . 


पश्चिम : 


भूपेन्द्र पामभोई की भूमि ख. नं . 187 /2 से लेकर पामभोई विजय की भूमि ख. नं . 185 तक . 


वार्ड क्रमांक -14 अटल वार्ड 


उत्तर 


: 


पी . लच्छना के मकान से लेकर शिव मंदिर तक , 


पूर्व 


: 


शिव मंदिर से लेकर अकबर खान की भूमि ख . नं . 225 तक . 


दक्षिण : 


अकबर खान की भूमि ख. नं . 225 से लेकर उदय मारकोण्डा की भूमि ख . नं . 285/22 तक . 


पश्चिम : . 


उदय मारकोण्डा की भूमि ख . नं. 285 /22 व गोटाईगुडा सरहद होते हुए मानेरत्नम के मकान तक . 


वार्ड क्रमांक - 15 इंदिरा गांधी वार्ड 


उत्तर 


: 


के. सुब्बाराव के मकान से होते हुए तलांडी सुरेखा की भूमि ख. नं . 272/ 2 तक . 


पूर्व 


: 


तलांडी सुरेखा की भूमि ख. नं . 272/ 2 से लेकर मद्दीसमैया की भूमि ख. नं . 265 तक . . 


दक्षिण : 


मद्दीसमैया की भूमि ख . नं. 265 व गोटाईगुडा सरहद होते हुए मुनगे लक्ष्मैया की भूमि ख. नं. 250 तक . 


पश्चिम : 


मुनगे लक्ष्मैया की भूमि ख . नं . 250 से लेकर के . सुब्बाराव के मकान तक . . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

हेमंत पहारे , उप - सचिव. 


रायपुर , दिनांक 26 अगस्त 2010 


क्रमांक एफ - 1 - 55 /18/ 2003 . – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 1 - 55 / 18 /2003 दिनांक 26 - 08 - 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

हेमंत पहारे , उप - सचिव . 


. 


468 ( 4 ) . 


ITT 


7893 , fantichi 27 37 767 2010 


- 


Raipur, the 26th August 2010 : 


NOTIFICATION 


No. F - 1- 55 / 18 /2003. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 29 of the Chhattisgarh 
Municipalities Act , 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby determine the extent of wards of Nagar 
. .. Panchayat Bhopalpatnam , Distt .- Bijapur as per Schedule given below : 


. 


: 


1. 


Divides Nagar Panchayat Bhopalpatnam in to 15 Wards and described the limits of each ward as shown in 
schedule . 
Notified that one councillor shall be elected from each such ward . . 


SCHEDULE 


S . No . of Ward 

(1 ) 


: Name of the Ward 

( 2 ) 


. . 


. 


( 1) 


www 


. 


2 
3 


Shaheed Veernarayan Singh Ward 
. Jai Budhadev Ward 

Subhashchandra Bose Ward : 
Late Bakkaiyaraj Ward 

Shaheed Birsamunda Ward 
. 

Madina Ward 

Veerangana Rani Durgawati Ward 
. : Maharaja Praveerchandra Bhanjdev Ward 

Mahatma Gandhi Ward : 
Vasvi Mata Ward . 
Dr. Bheemrao Ambedkar Ward 
Maa Bambleshwari Ward 
Shaheed Bhagatsingh Ward 

ware : 
Atal Ward 
Indira Gandhi Ward 


DESCRIPTION OF THE BOUNDRIES OF WARD OF NAGAR PANCHAYAT BHOPALPATNAM 


Ward No. 1 Shaheed Veernarayan Singh Ward 


NORTH 


Land of Vasam Chinni Kh . No. 1 /9 to accross the boundries of Bhopalpatnam upto land of Telam 
Ramchandram Kh. No. 78 / 1. : 


EAST. :- . . . Land of Telam .Ramchandram Kh . No . 78/ 1 to land of Telam Nagaiya Kh . No : 78 /2 accross upto 

Government Tank Kh . No . 93 . 


SOUTH 


: 


Government Tank Kh . No . 93 to House of Gote Urmila . : 


WEST 


F 


rom the house of Gote Urmila to land of Vasam Chinni Kh. No. 1 /9 . 


. 


yun 


1995 , farlich 27 371147 2010 


468 (5 ) 


. 


NE 


Ward No. 2 Jai Budhadev Ward 


NORTH 


From Government land Kh. No. 4 / 1 accross the Boundries of Rallapalli to Government land Kh . No. 
· 135 /1 . . 


EAST . 


From Rallapalli to Government land Kh . No. 135 / 1 accross the North Boundries of land of Koram 
Tulsabai Kh . No. 54 / 2 . 


SOUTH - 


From land of Koram Tulsabai Kh . No. 54 /2 accross the Tank of Wastewere upto the bund of Tank 
Kh. No. 411. 


WEST . 


: 


From the Wastewere Kh . No. 411 to bund of tank upto the Government land Kh. No. 4 /1.of boundries 
of Rallapalli . 


Ward No. 3 Subhashchandra Bose Ward 


NORTH - 


From the house of Pusham Vatkaiya upto land of Tulsabai. 


EAST - 


From the land of Tulsabai Kh . No . 5415 upto the house of Vasam Shankár. 


SOUTH - 


From the house of Vasam Shankar upto the land of Vasam Rajeshwari Kh . No . 440 . 


WEST - 


From the land of Vasam Rajeshwari Kh. No. 440 upto the house /land of Pusham Vatkaiya. 


Ward No. 4 Late Bakkaiyaraj Ward 


NORTH 


From the house of K . Pambhoi to Government Tank Kh . No. 93 . 


EAST - 


From the Government Tank Kh .No. 93 upto the land of Anand Kh . No . 393. 


SOUTH - 


From the land of Alam Anand Kh. No. 393 upto the house of Lambadi Narayan . 


WEST . 


From the house of LambadiNarayan to house of K . Pambhoi. 


Ward No. 5 Shaheed Birsamunda Ward 


NORTH - 


Accross the land of Vasam Chinni Kh . No . 1/9 upto the house of G . Narayan . . 


EAST - 


Accross the house of G . Narayan upto the land of Ketarap Shanta Kh . No. 132. 


SOUTH - 


Accross the land of Ketarap Shanta Kh. No. 132 upto the land of Addel Subbaiya Kh . No . 5 . 


WEST . 


Accross the land of Addel Subbaiya Kh . No . 5 upto North Boundries of Government land Kh . 
No . 1 / 9 . 


Ward No . 6 Madina Ward 


NORTH - . 


From the house of P . Satyanarayan to Masjid . 


EAST 


From the Masjid to Police Station Kh . No . 294 . 


. 


. 


SOUTH - 


From Police Station Kh . No . 294 upto Government Land Kh . No . 167 . . 


No. 167. : 


· WEST . 


From Government Land Kh . No . 167 upto the land of Addel Subbaiya Kh . No. 5 . 


. 


468 ( 6 ) 


FOTITATE 1 547 , fatics 27 3776 2010 


Ward No. 7 Veerangana Rani Durgawati Ward 


NORTH - . 


From the house of Ketoram Baghel upto the house of Sheikh Kasim . 


EAST . . . 


From the house of Sheikh Kasim upto the land of Vasam Rajeshwari Kh . No. 440 . 


SOUTH - 


From the land of Vasam Rajeshwari Kh . No. 440 upto the house of Kamal Singh Korram . 


WEST . 


From the house of Kamal Singh Korram upto the house of Ketoram Baghel. 


Ward No.8 Maharaja Praveerchandra Bhanjdev Ward 


. 


NORTH 


From the house of Ashok Ghosh to East corner of High School Ground. 


EAST 


From the East corner of High School Ground upto Kosa s Farm Kh : No. 450 /1. 


SOUTH 


From Kosa s Farm Kh. No. 450/ 1 upto the land of Madi Samaiya Kh . No . 265. 


· WEST - 


From Madi Samaiya Kh. No. 265 upto the house of K : Subbarao .. 


Ward No. 9 MahatmaGandhi Ward 


NORTH - . 


From the West Corner of Girls High School ground and land of Rajeshwari Kh . No. 440 upto the 
house of Bairoji Sadanandam . 


. . 


: 


EAST - 


· From house of Bairoji Sadanandam upto the boundries of Gotaiguda/Bhopalpatnam Kh . No. 452. 


. 


SOUTH - 


From the land ofGovernment Kh . No . 452.upto the Kosa Farm Kh .No: 450 / 1. 


WEST . 


From Kosa Farm Kh. No. 450 /1 upto the West Corner of Girls High School. 


Ward No. 10 Vasvi Mata Ward 


NORTH - : : 


From Government land Kh. No. 167 upto the house of G . Nagaiya. 


EAST - 


From the house of G .Nagaiya upto the house of Argel Vainkat . 
Accross the house ofArgel Vainkat and Lalsha Khan to land .of Pambhoi Vijal Kh. No. 185. 


SOUTH - 


. 


WEST . 


. Accross the land of Pambhoi Vijal Kh . No. 185 to Government land Kh . No . 167. 


bland Kh . No . 167 . 


. . Ward No. 11 Dr. Bheemrao Ambedkar Ward 


NORT 


From the house of Government Lampas upto the house of Devkidamur. 


EAST : 


From the house of Devkidamur upto the land of B . Madhukar Kh . No. 305 /21. 


. 


SOUTH : 


From the Land of B .Madhukar Kh. No. 305/21 upto the house of Raperti Nagaiya . 


: : WEST . . . 


From the house of Raperti Nagaiya upto the house of Government Lampas . 


ETATENIE 170197 , fetichi 27 371147 2010 


468 ( 7 ) 


Ward No. 12 Maa Bambleshwari Ward 


NORTH 


From the house of Azad Khan upto the house of Rajaram Soni. 


EAST . . 


From the house of Rajaram Soni upto the house of Yalam Ramchandram . 


SOUTH 


From the house of Yalam Ramchandram upto the land of K . Satyanarayan Kh . No. 324 . 


WEST . 


From the land of K . Satyanarayan Kh. No. 324 upto the house of Azad Khan . 


Ward No. 13 Shaheed Bhagatsingh Ward 


NORTH . 


Accross the land of Pambhoi Vijal Kh. No. 185 and house of P.Mahadev to house of Adla Shriniwas. 


EAST - 


From the house of Adla Shriniwas upto the house of Nakka Shrikrishna. 


SOUTH - 


Accross the house of Nakka Shrikrishna and .Maneratnam to land of Bhupendra Pambhoi Kh . 
No . 187 /2 . 


WEST 


From the land of Bhupendra Pambhoi Kh . No. 187 /2 upto the land of Pambhoi Vijay Kh . No . 185. 


Ward No. 14 Atal Ward 


NORTH 


From the house of P . Lažna upto Shiv Temple . 


EAST - 


From Shiv Temple upto land of Akber Khan Kh. No . 225 . 


SOUTH - 


From land of Akber Khan Kh . No. 225 upto the land of Uday Markonda Kh . No . 285 /22 . 


. 


WEST 


Accross the land of Uday Markonda Kh . No. 285 /22 and Boundries of Gotaiguda to house of 
Maneratnam . 


Ward No . 15 Indira Gandhi Ward 


: 


NORTH 


Accross the house of K . Subbarao to land of Talandi Surekha Kh . No . 272/2 . 


EAST - 


From the Talandi Surekha Kh . No. 272 /2 upto the land of Maddisamaiya Kh . No. 265 . 


SOUTH - 


Accross the land of Maddisamaiya Kh. No. 265 and boundries of Gotaiguda to land of Munge 
Laxmaiya Kh . No. 250 . 


: 


WEST . 


From the land ofMunge Laxmaiya Kh. No . 250 upto the house of K . Subbarao . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

HEMANT PAHARE , Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


